सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


3 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 522 राँची, सोमवार , 


24 जून , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
20 जून , 2019 


संख्या- 3/पद०-01(ग) -01/2015 का.- 4816-- श्री प्रभाकर कुमार सिंह, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 721/03 , गृह जिला- पटना), सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के 
उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में 
उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

संख्या- 3/ पद०-01( ग) -01/2015 का.- 4817-- श्री ओम प्रकाश साह, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
722/03, गृह जिला- गोड्डा), उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची 
की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके 
द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित 
करते हुए 

अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3/ पद०-01 (ग) -01/2015 का.- 4818-- श्री रणजीत कुमार सिन्हा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 723/03, गृह जिला- जहानाबाद) , सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , दक्षिणी छोटानागपुर 
प्रमण्डल , रांची ( अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग, राँची) 
की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके 
द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित 
करते हुए 

अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री सिन्हा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग, राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में यथावत बने रहेंगे । 


संख्या- 3/पद०-01(ग) -01/2015 का.- 4819-- श्रीमती कुमकुम प्रसाद , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
724/03, गृह जिला- पटना), उप निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित 
पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01 ( ग) -01/2015 का.- 4820-- श्री अखौरी शशांक सिन्हा, झा ०प्र ० से ० (कोटि 
क्रमांक-725/ 03 , गृह जिला- पलामू), निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , लोहरदगा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -13) में 
प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/पद०-01 ( ग)-01/2015 का.- 4821-- श्री सुनील कुमार सिंह , न0-1, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 727/03 , गृह जिला- रोहतास), उप सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत 
अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01( ग)-01/2015 का.- 4822-- श्री सुनील कुमार , न0-2 , झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 728/03, गृह जिला- राँची), अपर समाहर्ता, दुमका की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01( ग)-01/2015 का.- 4823-- श्री सुनील कुमार सिंह, न०-2 , झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 729/03 , गृह जिला- रोहतास), सचिव , जियाडा , रांची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
(पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के वेतनमान 
में अगले आदेश तक उन्हें सचिव , जियाडा, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 24 जून , 2019 


3 


संख्या- 3/पद०-01 (ग) -01/2015 का.- 4824-- श्री विजय कुमार गुप्ता, झा ०प्र ० से ० (कोटि 
क्रमांक- 730/03, गृह जिला- भागलपुर), अपर समाहर्ता, बोकारो की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01( ग)-01/2015 का.- 4825-- श्री कृष्ण कुमार सिंह, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
731/03, गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ), उप निदेशक , कल्याण , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग ( अतिरिक्त प्रभार विशेष दण्डाधिकारी, प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग, हजारीबाग) की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित 
पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए 

अगले 
आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


ii. श्री सिंह , विशेष दण्डाधिकारी, प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग , हजारीबाग के अतिरिक्त प्रभार में 
यथावत बने रहेंगे । 


संख्या- 3/पद०-01(ग)-01/2015 का.- 4826-- श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
732/03, गृह जिला- रांची), उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक 
उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01( ग)-01/2015 का.- 4827-- श्री दीपक कुमार, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
739/03, गृह जिला- हजारीबाग), संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत निदेशालय , झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त 
प्रभार- सचिव, झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची ) की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


ii. श्री कुमार , सचिव , झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, राँची के अतिरिक्त प्रभार में यथावत 
बने रहेंगे । 


संख्या- 3/पद०-01( ग) -01/2015 का.- 4828-- श्री गिरिजा शंकर प्रसाद , झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 741 ए/03, गृह जिला- भोजपुर), अपर नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची की संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
संख्या- 3/पद०-01 ( ग)-01/2015 का.- 4829-- श्री अनिलसन लकड़ा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
781/03 , गृह जिला- राँची), उप सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उन्हें अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01(ग) -01/2015 का.- 4830-- श्री संदीप कुमार दोराइबुरू, झा ०प्र ० से० ( कोटि 
क्रमांक- 802/03 , गृह जिला- प 0 सिंहभूम), विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद की संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को 
उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01( ग )-01/2015 का.- 4831-- श्री ओनिल क्लेमेन्ट ओड़ेया, झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 805/03, गृह जिला- हजारीबाग),निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, गढ़वा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के 
उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में 
उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/ पद०-01( ग)-01/2015 का.- 4832-- श्रीमती रंजीता हेम्ब्रम, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
807/03, गृह जिला- भागलपुर ), विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची 
की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत उनके 
द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित 
करते हुए 

अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 3/पद०-01 (ग) -01/2015 का.- 4833-- श्री प्रवीण कुमार गगराई, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 817/03 , गृह जिला- प0 सिंहभूम), अपर समाहर्ता, गढ़वा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13 ) में प्रोन्नति के उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 522 50 


